726 


HARYANA GOVT . GAZ ., OCT . 21, 2003 ( ASVN. 29, 1925 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 25 सितम्बर , 2003 


क्रमांक 2003- ज- 2-2003/ 21849.--- श्री मुन्शी सिंह पुत्र श्री रूड़ा सिंह निवासी गांव सिरसा धोधड़ा, तहसील व जिला भिवानी की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3 (1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 833 - ज -1-76/ 13314, 
दिनांक 5 मई, 1976 के द्वारा 200 /-रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 
द्वारा 350/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1050/-रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री मुन्शी सिंह की दिनांक 14 नवम्बर , 2001 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुये इस जागीर को श्री मुन्शी सिंह की पत्नी श्रीमती लाडो देवी के नाम रबी 2002 से 5050/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 1949- ज-2-2003/ 21853.-- श्री ज्ञान चन्द शर्मा पुत्र मेजर डाक्टर नन्द लाल शर्मा निवासी मकान नं0 2474, हरगोलाल 
रोड, अम्बाला कैन्ट, तहसील व जिला अम्बाला की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3 ( 1ए) के अधीन 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 628- ज-1-76/12346, दिनांक 5 मई, 1976 द्वारा 150/ -रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1789- ज- 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/ 15918, दिनांक 26 
अगस्त, 1993 द्वारा 1000 / -रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

• 2. अब श्री ज्ञान चन्द शर्मा की दिनांक 23 फरवरी, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री ज्ञान चन्द 

इस जागीर को श्री ज्ञान चन्द शर्मा की पत्नी श्रीमती कमलेश रानी के नाम खरीफ 2002 से 5000/- रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


क्रमांक 2002- ज- 2-2003 / 21857. – श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री काहन सिंह निवासी गांव निम्बी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3 (1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1289- ज-1-78/ 2496, 
दिनांक 8 सितम्बर, 1978 के द्वारा 150 /-रुपये वार्षिक युद्ध जागीर अनुदान प्रदान किया गया था । इसके पश्चात सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789 - ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 /15918, दिनांक 
26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/-रुपये तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज -2-2002 / 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री पूर्णसिंह की दिनांक 2 मई, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
इस जागीर को श्री पूर्ण सिंह की पत्नी श्रीमती भूरबाई के नाम रबी 2003 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


नरेश कुमारी, 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 30th September, 2003 
No. 9738/ 37/1 -L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed 
by the Government at public expenses, for a public purpose, namely , for constructing 1-R New Mokhra Minor from 
RD 0 to 10000 off -taking from RD 114000 - R Kahanaur Distry. in village Bhali Anandpur , Bahu Akbarpur, Tehsil 


PART 1 ). 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT . 21, 2003 (ASVN . 29 , 1925 SAKA) 


727 


Rohtak and village Mokhra Khas, Tehsil Meham , District Rohtak for which a notification under Section 4 
of the Land Acquisition Act, 1894 has been issued vide Haryana Government, Irrigation Department notification 
No. 5962/37 / 1 - L , dated 23rd June, 2003. 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose. 

The declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may concern . Now , therefore, in exercise of the powers conferred in Section 7 of the Land Acquisition 
Act, 1894 the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Officer, Irrigation 
Department, Rohtak to take orders for the acquisition of the land described in the specifications appended to the 
declaration published with the aforesaid notification . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division , 
Rohtak and District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Rohtak . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
Number 


Area in 
Acres 


Direction 
Boundary /Khasra Number / Killa Number 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 10000 in length 
and varying in width passing through the 
rectangle numbers as below : 
51 16 


Rohtak 


Rohtak 


98 


0.13 
Acre 


Bhali 
Anandpur 
Bahu 
Akbarpur 


Rohtak 


Rohtak 


94 


257 


211 


9.12 
Acres 


258 


259 


260 


275 


276 


277 


7 , 14 , 15 , 16 , 25 
1 , 2 , 7 , 8 , 9 , 14, 15 
19 , 20 , 22/1 , 22/2 , 23/1 , 23/2 , 24 
10 , 11/1/1, 11/2 , 19, 20 , 22 , 23 
4 , 5 , 6 , 15 
3,4,6 , 15 
11/1, 18 , 19 , 20 , 23 , 24 
1,9, 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 
4,5 
Gair mumkin No. 320 
21 


. 


278 


284 


285 


Rohtak 


Meham 


101 


58 


Mokhra 
Khas 


2.28 
Acres 


59 


75 


76 


4 , 7 , 15/1 , 15/2 , 16 
1, 10 , 12 , 19 , 22 , 23 
3/1 , 3/2 , 8 
Gair mumkin number 225 , 832/1 . 
Generally lying in the direction 
of South - East to North -West as 
Demarcated at site and shown in the 
Index Plan . 


By order of the Governor of Haryana. 


( Sd .)... , 
Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle, Rohtak. 


